रजिस्ट्री सं . डी.एल. - 33004 / 99 


REGD.No. D.L. - 33004 / 99 


सत्यमेव जयते 


भारत राजपत्र 
The Gazette of India 


क्रा 


सी.जी. - डी.एल. - अ . - 15042021-226642 

CG - DL - E - 15042021-226642 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II- खण्ड 4 
PART II — Section 4 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 6 ] 


नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , अप्रैल 15 , 2021 / चैत्र 25 , 1943 
NEW DELHI , THURSDAY , APRIL 15 , 2021 / CHAITRA 25 , 1943 


No. 6 ] ] 


रक्षा मंत्रालय 


अधिसूचना 


नई दिल्ली , 15 अप्रैल , 2021 


का.नि.आ. 7 ( अ ) . केन्द्रीय सरकार , छावनी निर्वाचन नियम , 2007 के नियम 3 के खंड ( घ ) के अनुसरण में , नीचे 
दी गई सारणी के स्तंभ ( 2 ) मे यथाउपदर्शित छावनी के संबंध में सारणी के स्तंभ ( 3 ) मे यथाउपदर्शित वार्डों की कुल 

संख्या 
और उक्त सारणी के क्रमशः स्तंभ ( 4 ) और ( 5 ) में यथाउपदर्शित वार्डों की संख्या और सीमाएं विनिर्दिष्ट करके , छावनी के 
वार्डों में प्रभाजन हेतु अंतिम योजना अधिसूचित करती है अर्थात : 


सारणी 


क्रम सं 


छावनी का 


वार्डों की 


वार्ड सं 


वार्ड की सीमाएं 


नाम 


कुल 
संख्या 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


01 . 


अंबाला 


08 


01 


यह छावनी सीमा पिलर सं ° 5 से शुरू होती है ( एयरफोर्स स्टेशन की 
सीमा दीवार के अंतिम पॉइंट के पास ) छावनी सीमा पिलर सं • 6 तक 
उत्तर पूर्व की ओर जाती है , उत्तर पश्चिम की तरफ मुडकर छावनी सीमा 
के साथ चलते हुए पिलर सं • 7 और 8 को पार करती है , उत्तर पूर्व की 
ओर दायीं मुड़ती है , छावनी सीमा पिलर सं ० 9 को पार करती है , पूर्व 
दक्षिण की ओर मुड़ती है , पिलर सं ० 10,11 और 12 के साथ चलती है , 


2275 GI / 2021 


( 1 ) 


2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 41 


( पानीपत लाइन को कवर करते हुए ) , पूर्व दक्षिण की ओर मुड़ती है , 
छावनी सीमा पिलर सं ० 13,14,15,16,17,18,19,20 को पार करती 
है , पिलर सं ० 21 तक बाले का नगला को कवर करती है , दक्षिण पूर्व को 
छावनी सीमा पिलर सं ० 22 से मिलती है , दक्षिण पश्चिम को मुडती है , 
छावनी सीमा पिलर सं ० 23 , 24 , 25 , 26 को पार करती है , उत्तर पश्चिम 
को मुडती है बोह बबयाल रोड को पार करती है और हार्डिंग लाइन रोड 
से मिलती है , पश्चिम दक्षिण की ओर मुड़ती है , एल्गिन रोड ( रानी 
दुर्गावती मार्ग ) और पानीपत रोड जंक्शन से मिलती है , उत्तर पश्चिम की 
ओर चलते हुए पानीपत रोड सहित जनरल अफसर कमांडिंग ( जीओसी ) 
आवास के पास सरदार पटेल मार्ग पर मिलती है । पश्चिम दक्षिण की ओर 
मुडते हुए गुरगुरिया नाले तक सरदार पटेल मार्ग के साथ चलती है । फिर 
90 ° मुडते हुए पश्चिमी उत्तर की ओर चलती है और ब्रिगेडियर होशियार 
सिंह मार्ग क्रॉसिंग मॉल रोड , डूरंड रोड , बीसी स्टेबल रोड , रॉयल हॉर्स 
आर्टिलरी ( आरएचए ) रियर रोड और पिलर सं 05 तक एयर फोर्स स्टेशन 
की सीमा के साथ चलती है ( वार्ड सं 02 की सीमाओं को छोड़कर ) जो 
प्रारंभिक बिंदु है । 


02 


यह पानीपत रोड और हर्ने रोड ( छावनी डिस्पेंसरी के पास ) के जंक्शन से 
शुरू होती है और पिलर सं ० 2 तक हर्ने रोड के साथ उत्तर पूर्व को चलती 
है उत्तर पश्चिम की ओर मुड़कर दीन दयाल मार्ग के साथ चलती है और 
पिलर सं ° 03 और सर्वे सं ° 47 का भाग को पार कर पुरानी पानी की 
डक्ट लाइन तक पहुँचती है , पश्चिम दक्षिण को मुडती है पुरानी पानी की 
डक्ट लाइन के साथ चलती है और पानीपत रोड से मिलते हुए 

दक्षिण पूर्व 
की ओर मुड़ती है , पानीपत रोड के साथ - साथ इसके हर्ने रोड के जंक्शन 
तक चलती हैं जो कि प्रारंभिक बिंदु है । 


03 


यह छावनी सीमा पिलर सं ० 26 से शुरू होती है दक्षिण की ओर मुडते हुए 
छावनी सीमा पिलर सं ० 26 ए , 27 के साथ चलती है , छावनी सीमा के 
साथ चलते हुए छावनी सीमा पिलर सं ° 56 को पार करती है ( नेटिव 
कैवेलरी ( एनसी ) बाजार ( रिसाला बाजार ) , चिलियाँवाला लाइन , रेस 
कोर्स क्षेत्र को कवर करती है ) , फिर जगाधरी रोड को पार करती है , 
छावनी सीमा पिलर सं • 57 तक दक्षिण की ओर चलती है , पश्चिम उत्तर 
की ओर मुडते हुए छावनी सीमा पिलर सं ° 58 ( ट्रिब्यून कालोनी के पास ) 
को मिलती है , पिलर सं ° 59 तक उत्तर पूर्व की ओर मुडती है , उत्तर पश्चिम 
की ओर मुडती है तथा पिलर सं ०60 ( दयानंद एंगलो वेदिक ( डीएवी ) हाई 
स्कूल के पास ) तक जगाधरी रोड के साथ चलती है , उत्तर पूर्व की ओर 
मुडती है तथा छावनी सीमा पिलर सं 60 - ए से 61 के साथ चलती है , 
पश्चिम दक्षिण की ओर मुडती है तथा छावनी सीमा क्रॉसिंग पिलर सं०61 
ए से 61 - एच की ओर चलकर छावनी सीमा पिलर सं ०62 तक पहुंचती है , 
फिर गुरगुरिया नाले के जंक्शन तक जगाधरी रोड के साथ उत्तर पश्चिम 
की ओर चलती है , उत्तर पूर्व की ओर मुडती है तथा जीसस मार्ग के 
जंक्शन तक गुरगुरिया नाले के साथ चलती है फिर उत्तर पश्चिम की ओर 
मुडकर जीसस मार्ग के साथ चलकर सरदार पटेल मार्ग जंक्शन को 
मिलती है , उत्तर पूर्व में सरदार पटेल मार्ग के साथ पानीपत रोड जंक्शन 
के पास मिलती है ( जीओसी निवास के पास ) , पानीपत रोड के साथ पूर्व 
दक्षिण में मुडती हैं , पानीपत रोड और एल्गिन रोड ( रानी दुर्गावती मार्ग ) 


[ भाग II– खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


3 


जंक्शन से मिलती हैं , उत्तर पूर्व की ओर मुडकर एल्गिन रोड ( रानी 
दुर्गावती मार्ग ) के साथ चलते हुए हार्डिंग लाइन रोड को मिलती हैं , पूर्व 
दक्षिण की ओर मुडकर हॉर्डिग लाइन रोड के साथ चलती है बोह बबयाल 
रोड को पार करती है और छावनी सीमा पिलर सं • 26 को मिलती हैं जो 
कि प्रारंभिक बिंदु है । 


04 


यह छावनी सीमा पिलर सं ° 05 से शुरू होती है और एयर फोर्स स्टेशन 
की सीमा की दीवार के साथ पूर्व दक्षिण में ब्रिगेडियर होशियार सिंह मार्ग 
तक जाती है और फिर ब्रिगेडियर होशियार सिंह मार्ग के साथ सरदार 
पटेल मार्ग के जंक्शन तक जाती है , जो दक्षिण पश्चिम की ओर मुडकर 
सरदार पटेल मार्ग के साथ जगाधरी रोड पिलर सं ० 64 ( इंदिरा चौक के 
पास ) तक जाती है , फिर पश्चिम उत्तर की तरफ मुड़ती है और जवाहर 
लाल नेहरू मार्ग के साथ मिलिट्री डेयरी फार्म परिसर के दक्षिण पूर्व कॉर्नर 
के पास नाले पर बनी पुलिया तक जाती है , फिर सीमा उत्तर पूर्व की ओर 
मिलिट्री डेयरी फार्म की सीमा परिसर के नाला पूर्वी कोने तक जाती है , 
फिर सीमा मिलिट्री डेयरी फार्म परिसर की सीमा के साथ उत्तर पश्चिम 
की ओर चलती है और छावनी सीमा पिलर सं ० 4 तक खेतों को पार 
करती है , फिर सीमा उत्तर पूर्व की ओर मुडकर छावनी सीमा के साथ 
छावनी सीमा पिलर सं ° 5 तक जाती है जो कि प्रारंभिक बिंदु है । 


05 


यह ग्रांड ट्रंक रोड के पास छावनी सीमा पिलर संख्या 67 से शुरू होती है , 
उत्तर पश्चिम को मुडकर ग्रांड ट्रंक रोड के साथ छावनी सीमा पिलर संख्या 
2 तक , किंग एडवर्ड्स ( KE ) लाइन्स , इंडियन कंबलसेंट कैंप ( ICC ) 
लाइन्स , ग्रास फार्म आदि को कवर करती है , फिर उत्तर पूर्व को मुड़ती है 
और छावनी सीमा के साथ चलते हुए जवाहर लाल नेहरू मार्ग को पार 
करते छावनी सीमा पिलर संख्या 3 ( सेना नगर ) और छावनी सीमा 
पिलर सं ० 4 तक चलती है फिर पूर्व दक्षिण को मुडते हुए खेतों को पार 
करती है और डेयरी फार्म परिसर की दीवार के साथ नाले से मिलती 
है , ( परिसर का पूर्वी कोना ) फिर दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ती है और 
डेयरी फार्म परिसर की चारदीवारी नाले के साथ - साथ जवाहर लाल 
नेहरू मार्ग पर पुलिया मिलिट्री डेयरी फार्म परिसर का दक्षिण पूर्वी कोने 
पर मिलती है दक्षिण पूर्व को मुडकर जवाहर लाल नेहरू मार्ग के साथ 
चलकर पिलर संख्या 64 तक सरदार पटेल पार्क मार्ग के जंक्शन तक 
जाती है , फिर पश्चिम दक्षिण की ओर मुड़ती है , पिलर संख्या 64 ए से 
मिलती है पश्चिम उत्तर की ओर मुड़ती है और पिलर सं ० 65 से मिलती है 
और पश्चिम दक्षिण की ओर मुडती है तथा पिलर सं ° 65A तक महारानी 
झांसी मार्ग ( लॉरेंस रोड ) के साथ - साथ जाती है , पश्चिम उत्तर की ओर 
मुड़ती है और पिलर सं ० 66 तक ब्रिटिश इन्फैंट्री ( बी आई ) बाजार रोड के 
साथ - साथ जाती है , जो पश्चिम दक्षिण की तरफ मुडते हुए छावनी सीमा 
के साथ पिलर सं ० 67 तक जाती है , जो कि प्रारंभिक बिंदु है । 


06 


यह छावनी सीमा पिलर संख्या 68 से शुरू होती है , दक्षिण पश्चिम को 
मुडते हुए सीमा पिलर संख्या 69 से मिलती है , फिर गुरगुरिया नाले के 
साथ - साथ रेलवे लाइन और रेलवे कॉलोनी को पार करती हुई सलमान 
मार्ग पर पुल तक जाती है , पुन : गुरगुरिया नाले के साथ - साथ पिलर 
संख्या 76 से पहले छावनी की सीमा से मिलती है । पश्चिम उत्तर को 


4 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 41 


मुडती है और छावनी सीमा पिलर संख्या 76 को जाती है , उत्तर को 
मुडती है , और छावनी सीमा पिलर संख्या 77,78,79 को जाती है , पिलर 
संख्या 1 को पार करते हुए छावनी सीमा पिलर संख्या 2 को जाती है , 
दक्षिण पूर्व को मुडते हुए जीटी रोड के साथ पिलर संख्या 67 को पार 
करती है और छावनी सीमा पिलर संख्या 68 से मिलती है जो कि 
प्रारंभिक बिंदु है । 


07 


यह जरनल दौलत सिंह मार्ग पर गुरगुरिया नाले के पुल से शुरू होती है 
तथा दक्षिण पूर्व को मुडकर जनरल दौलत सिंह मार्ग के साथ डिविजनल 
रेलवे अस्पताल तक जाती है , पश्चिम दक्षिण को मुडते हुए पोस्ट व 
टेलीग्राफ कालोनी के उत्तर पश्चिम कोने तक जाती है , फिर पूर्व को जाती 
है तथा पोस्ट व टेलीग्राफ कालोनी के उत्तर पूर्व कोने तक पहुंचती है , 
दक्षिण को मुडते हुए तथा पोस्ट व टेलीग्राफ कालोनी के दक्षिण पूर्वी कोने 
तक पोस्ट व टेलीग्राफ कालोनी की सीमा दीवार के साथ जाती है , पूर्व को 
मुडते हुए तथा ग्रैंड ट्रंक रोड ( पुल के नीचे ) तक , जो छावनी की सीमा भी 
है , दिल्ली रेलवे लाइन को पार करती है यह सीमा , छावनी सीमा पिलर 
संख्या 70 तक ग्रैंड ट्रंक रोड के साथ दक्षिण पूर्व तक जाती है , फिर पश्चिम 
की ओर छावनी सीमा पिलर संख्या 71 से 74 तक पार करते 

हुए 

जाती 
है , छावनी सीमा पिलर संख्या 75 के साथ चलती है पिलर संख्या 76 से 
पहले गुरगुरिया नाले को मिलती है पूर्व को मुडती है तथा गुरगुरिया नाले 
के साथ जाती है तथा जरनल दौलत सिंह मार्ग को मिलती है जो कि 
प्रारंभिक बिंदु है । 
यह गुरुंगुरिया नाले पर पुल के पास छावनी सीमा पिलर संख्या 69 से 
शुरू होती है , जहाँ से ग्रांड ट्रंक रोड के पुल के नीचे तक छावनी सीमा के 
साथ दक्षिण पूर्व को जाती है , फिर पश्चिम की ओर मुड़ती है और सड़क के 
साथ - साथ पीओएल डिपो गेट के पास पोस्ट और टेलीग्राफ कॉलोनी के 
दक्षिण पूर्व कोने तक जाती है , उत्तर की ओर मुडती है फिर पोस्ट और 
टेलीग्राफ कॉलोनी के उत्तर - पूर्व कोने तक पोस्ट और टेलीग्राफ कॉलोनी की 
सीमा दीवार के साथ - साथ जाती है , पश्चिम की ओर मुडती है पोस्ट और 
टेलीग्राफ कॉलोनी के पश्चिम उत्तर के कोने तक पोस्ट और टेलीग्राफ 
कॉलोनी की सीमा दीवार के साथ - साथ जाती है , उत्तर पूर्व को मुडती है 
डिवीजनल रेलवे अस्पताल तक जाती है , पश्चिम उत्तर को मुडती है तथा 
जनरल दौलत सिंह मार्ग और गुरगुरिया नाले के जंक्शन पर पुल तक 
जनरल दौलत सिंह मार्ग के साथ जाती है , फिर पूर्व की ओर मुड़ती है और 
गुरगुरिया नाले के साथ छावनी सीमा पिलर संख्या 69 तक जाती है जो 
कि प्रारंभिक बिंदु है । 


08 


[ फा . सं . 14 ( 8 ) / 2019 - डी ( क्यू एण्ड सी ) वॉल- I ] 

राकेश मित्तल , संयुक्त सचिव 


[ भाग II— खण्ड 4 ] ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 

: 


5 


MINISTRY OF DEFENCE 


NOTIFICATION 


New Delhi , the 15th April , 2021 


S.R.O. 7 ( E ) .— In pursuance of clause ( d ) of rule 3 of Cantonment Electoral Rules , 2007 , the 
Central Government hereby notifies the final plan for division of Cantonment into wards in respect of the 
Cantonment as indicated in column ( 2 ) of the Table given below , by specifying the total number of wards 
as indicated in column ( 3 ) thereof and the number and boundaries of wards as indicated in columns ( 4 ) and 
( 5 ) respectively of the said Table , namely : 


TABLE 


Boundaries of Ward 


Serial Name of 
Number Cantonment 


Total Ward 
Number Number 
of 


Wards 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


01 


Ambala 


08 


01 


> 


It starts from Cantonment Boundary Pillar Number 5 
( near end point of Boundary Wall of Air Force Station ) 
goes towards North Easterly up to Cantonment 
Boundary pillar Number 6 , turns North Westerly runs 
along Cantonment Boundary and crosses Cantonment 
Boundary Pillars Number 7 and 8 , turns right towards 
North Easterly side , crosses Cantonment Boundary Pillar 
number 9 , turns East Southerly side , moves along Pillar 
Number 10,11 and 12 , ( covering Panipat linc ) , turns cast 
southerly side , crosses Cantonment Boundary Pillar 
Number 13 , 14 , 15,16,17,18 19,20 covering Bale 
KaNaglaupto Pillar Number 21 , turns South Easterly 
mccts Cantonment Boundary Pillar Number 22 , turns 
South Westerly crosses Cantonment Boundary Pillar 
Number 23 , 24 , 25 , 26 „ turns North westerly cross 
BohBabyal road & meet harding line road turns west 
southerly meet Elgin Road ( Rani Durgawati Marg ) 
& Panipat Road junction , Turns Northwesterly runs 
along Panipat road meet at Sardar Patel Marg near 
General Officer Commanding ( GOC ) residence . Turns 
West Southerly runs along Sardar Patel Marg upto 
Gurguria Nullah . Then turns 90 ° runs westerly north and 
runs along Brigadier Hoshiar Singh Marg crossing Mall 
road , Durand road , B.C stable road , Royal Horse 
Artillary ( RHA ) Rear Road and runs along Air force 
Station boundary upto pillar no . 05 ( excluding 
Boundaries of Ward Number . 02 ) which is the point of 
start . 


02 


It starts from junction of Panipat Road and Hearne Road 
( Near Cantonment Dispensary ) and runs North Easterly 
along Hearne road upto pillar no . 02 Turns North 
Westerly along Deen Dayal Marg , runs crosses pillar no . 
03 and survey no . 47 part reach upto old water Duct line , 
turns west southerly runs along old water duct line and 
meet Panipat road , turns south easterly , Runs along 
Panipat road upto its junction of Hearne road which is 


6 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 4 ] 


the point of start . 


03 


It starts from Cantonment Boundary Pillar no . 26 turns 
Southerly runs along Cantonment Boundary Pillar 
Number 26A , 27 , runs along Cantt . Boundary crosses 
Cantonment Boundary Pillar Number 56 ( Covering 
Native Cavalry ( N.C ) 

Bazar ( Rishala Bazar ) , 
Challianwala lines , Race Course area ) then crosses 
Jagadhari road , runs Southerly up to Cantonment 
Boundary Pillar Number 57 , turns West northerly side 
meets Cantonment Boundary Pillar Number 58 ( Near 
Tribune Colony ) , turns North Easterly side up to Pillar 
Number 59 , turns north westerly side and runs along 
Jagadhari road up to Pillar Number 60 ( Near Dayanand 
Anglo Vedic ( DAV ) High School ) , turns North easterly 
side and runs along Cantonment Boundary Pillar 
Number 60 - A to 61 , turns West southerly and runs along 
Cantonment Boundary crossing pillar no . 61 - A to 61 - H , 
& reach Cantonment board pillar no . 62 , then runs north 
Westerly along Jagadhari road up to junction of Gurguria 
Nullah , then turns North Easterly and runs along 
Gurguria Nullah up to junction of Jesus Marg , then turns 
north westerly and runs along Jesus Marg meet Sardar 
Patel Park Marg junction , turns North Easterly run along 
Sardar Patel Marg upto Panipat Road Junction ( Near 
GOC residence ) , turns East southerly run along Panipat 
road meet panipat Road & Elgin Road ( Rani Durgawati 
Marg ) junction , turns North easterly run along Elgin 
Road ( Rani Durgawati Marg ) meet Harding line Road , 
turns East southerly run along harding line road crosess 
Boh Babyal road and meet Cantonment Boundary Pillar 
Number 26 which is the point of start . 


04 


It starts from the Cantonment Boundary Pillar Number 
05 and runs East southerly along Boundary wall of Air 
Force Station up to Brigadier Hoshiar Singh Marg and 
then runs along Brigadier Hoshiar Singh Marg up to 
junction of Sardar Patel Marg turns South Westerly runs 
along Sardar Patel Marg up to Jagadhari road Pillar 
Number 64 ( near Indira Chowk ) , then turns West North 
side and runs along Jawaharlal Nehru Marg up to the 
culvert on the Nullah near South - East corner of Military 
Dairy Farm compound , then the boundary runs North 
easterly along the boundary of Military Dairy Farm 
compound up to the Nullah East corner of the compound 
then the Boundary runs North Westerly along the 
boundary of Military Dairy Farm compound crossing 
the fields up to Cantonment boundary Pillar Number 4 , 
then the boundary runs North Easterly along Cantonment 
Boundary up to Cantonment Boundary Pillar Number 5 
which is the point of start . 


05 


It starts from the Cantonment boundary Pillar Number 67 
near Grand Trunk Road , turns North Westerly and runs 
along Grand Trunk Road up to Cantonment Boundary 


[ भाग II— खण्ड 4 ] ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 

: 


7 


Pillar Number 2 covering , King Edwards ( K.E. ) Lines , 
Indian Convalescent Camp ( ICC ) Lines , Grass farm etc. , 
then turns North Easterlyand runs along Cantonment 
Boundary crossing Jawaharlal Nehru Marg near 
Cantonment boundary Pillar Number 3 ( Sena Nagar ) and 
runs up to Cantonment Boundary Pillar Number 4 then 
turns East Southerly crosses fields and runs along 
boundary wall of Dairy Farm compound meeting nullah 
( cast corner of compound ) then turns South westerly and 
runs along boundary wall of Dairy Farm compound 
along nullah up to culvert on Jawaharlal Nehru Marg , 
near south east 

of Military Dairy Farm 
compound , turns South Easterly and runs along Jawahar 
Lal Nehru Marg up to junction of Sardar Patel Park Marg 
upto Pillar No. 64 , turns west southerly , meet pillar 
No.64A , turns west northerly meets Pillar no.65 turns 
west southerly and runs along Maharani Jhansi Marg 
( Lawrence road ) upto Pillar no . 65A , turns west 
northerly and runs along British Infantry ( B.I ) Bazar 
road upto Pillar No. 66 turns west southerly run along 
Cantonment Boundary upto Pillar Number 67 , which is 
thc point of start . 


corner 


06 


It starts from the Cantonment boundary Pillar Number 
68 , turns southwesterly meet boundary pillar no . 69 , runs 
along Gurguria Nullah crossing Railway lines and 
Railway Colony upto the bridge on Salman road , again 
runs along Guriguranullah meet Cantonment Boundary 
before Pillar no . 76 , turns west northerly and runs along 
Cantonment Boundary Pillar no . 76 , turns northerly and 
runs along Cantonment Boundary Pillars no . 77 , 78,79 
crossing pillar no . 01 meets Cantt . Boundary Pillar No. 
02 , turns East southerly runs along G.T. Road crosses 
pillar No. 67 & meets Cantt . Boundary Pillar No. 68 
which is the point of start . 


07 


It starts from the bridge of Gurguria Nullah on General 
Daulat Singh Marg and runs South Easterly along 
General Daulat Singh Marg up to Divisional Railway 
Hospital , turns west southerly upto the North West 
corner of Post and Telegraph Colony , then runs Easterly 
and reach north east corner of Post and Telegraph 
Colony , turns Southerly and runs along boundary wall of 
Post and Telegraph Colony upto southeast corner of Post 
and Telegraph Colony , turns easterly and runs crossing 
Delhi Railway line up to Grand Trunk Road ( near 
downward of bridge ) which is also the Boundary of 
Cantonment . The Boundary runs South Easterly along 
Grand Trunk Road up to Cantonment Boundary Pillar 
Number 70 , then the Boundary runs Westerly crossing 
Cantonment boundary Pillar Number 71 to 74 , runs 
along Cantt . Boundary Pillar No. 75 meets Gurguria 
Nullah before pillar no . 76 turns easterly and runs along 
Gurgurianullah and meet General Daulat Singh Marg 


8 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 4 ] 


which is the point of start . 


08 


It starts from Cantonment Boundary Pillar Number 69 
near the bridge on Gurguria Nullah from where the 
boundary runs East Southerly along Cantonment 
Boundary up to the downward bridge of Grand Trunk 
Road then turns Westerly side and runs along road 
approaching POL Depot gate up to South - East corner of 
Post and Telegraph Colony turns northerly and then runs 
along Boundary wall of Post and Telegraph colony upto 
northeast corner of Post and Telegraph Colony , turns 
westerly and runs along boundary wall of Post and 
Telegraph Colony upto west north corner of Post and 
Telegraph Colony , turns north easterly runs upto 
Divisional Railway Hospital , turns west northerly and 
runs along General Daulat Singh Marg to the Bridge at 
junction of General Daulat Singh Marg and Gurguria 
Nullah , then turns East side and runs along Gurguria 
Nullah up to Cantonment Boundary Pillar Number 69 
which is the point of start . 


[ F. No. 14 ( 8 ) / 2019 - D ( Q & C ) Vol - I ] 


RAKESH MITTAL , Jt . Sccy . 


अधिसूचना 


नई दिल्ली , 15 अप्रैल , 2021 


का.नि.आ. 8 ( अ ) : केन्द्रीय सरकार , छावनी निर्वाचन नियम , 2007 के नियम 3 के खंड ( घ ) के अनुसरण में , नीचे 
दी गई सारणी के स्तंभ ( 2 ) मे यथाउपदर्शित छावनी के संबंध में सारणी के स्तंभ ( 3 ) मे यथाउपदर्शित वार्डों की कुल 

संख्या 
और उक्त सारणी के क्रमशः स्तंभ ( 4 ) और ( 5 ) में यथाउपदर्शित वार्डों की संख्या और सीमाएं विनिर्दिष्ट करके , छावनी के 
वार्डों में प्रभाजन हेतु अंतिम योजना अधिसूचित करती है अर्थात : - 


सारणी 


क्रम सं 


छावनी का 


वार्डों की 


वार्ड सं 


वार्ड की सीमाएं 


नाम 


कुल 
संख्या 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


1 . 


देहूरोड़ 


07 


01 


इस वार्ड की सीमा छावनी सीमा स्तंभ ( cantonment boundary 
pillar ) 46 से शुरू होती है , जो मुंबई -पुणे राष्ट्रीय महामार्ग के उत्तरी 
दिशा में स्थित है । यह सीमा आगे राष्ट्रीय महामार्ग के पश्चिमी मार्ग से 
होती हुई , छावनी सीमा स्तंभ 47-48 से होकर 49 तक जाती है । यहाँ से 
उत्तरी दिशा में छावनी सीमा स्तंभ 51 से होकर जो सेंट्रल रेल लाईन के 
उत्तर - पश्चिम दिशा में छावनी सीमा स्तंभ 50 से होकर गुजरती है । यहाँ 
से सेंट्रल रेल लाईन को लगकर उत्तर - पश्चिम दिशा में , छावनी सीमा स्तंभ 
52 जो तलेगांव दाभाडे ( गाँव ) के सामने स्थित है , उससे होकर उत्तरी 
दिशा में छावनी सीमा स्तंभ 53 तक जाती है । आगे यह सीमा उत्तर - पूर्व 
दिशा में छावनी सीमा स्तंभ 54-55 से होकर 56 , तक जाती हैं । वहाँ से 
पूर्व दिशा में छावनी सीमा स्तंभ 57 , और आगे उत्तर - पूर्व दिशा में छावनी 


[ भाग II— खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


9 


सीमा स्तंभ 58 , तक जाती हैं | आगे यह सीमा उत्तर - पूर्व दिशा में स्थित 
छावनी सीमा स्तंभ 59 से 64 तक जाती हैं | आगे इंद्रायणी नदी के 
पश्चिम तटपर स्थित छावनी सीमा स्तंभ 65 , से छु कर इंद्रायणी नदी के 
किनारों से होकर दक्षिण दिशा में जाती हैं । आगे यह सीमा शेलारवाडी 
स्मशानभूमी तक जाती है । आगे यह सीमा दक्षिण दिशा में भगतसिंग मार्ग 
से होकर 105 मिलिटरी यूनिट के दक्षिण- पश्चिमी कंपाउंड , तथा 
भगतसिंग मार्ग , एवम् करिअप्पा मार्ग , के जंक्शन तक जाती है | तत 
पश्चात् यह सीमा करिअप्पा मार्ग से होके पश्चिम दिशा में सेन्ट्रल रेल का 
ओव्हर हेड ब्रिज को छुकर , दत्तमंदिर को पार करके , दक्षिण - पश्चिम दिशा 
में , एम ई एस रोड और करिअप्पा मार्ग के जंक्शन तक जाती है । आगे 

यह 
सीमा दक्षिण - पूर्व दिशा में पुराना मुंबई - पुणे महामार्ग और गुरुद्वारा 
जंक्शन तक जाती है । गुरुद्वारा से आगे यह सीमा पीछे मुडकर उत्तर 
पश्चिम दिशा में पुराना मुंबई - पुणे महामार्ग , के साथ उत्तर - पश्चिम दिशा 
में छावनी सीमा स्तंभ 46 जो उत्तर दिशा में मुंबई -पुणे महामार्ग पर 
स्थित है , वहाँ तक जाती है । जहाँ से इस वॉर्ड कि सीमा शुरू होती है । 


02 


इस वार्ड की सीमा मुंबई - पुणे महामार्ग के उत्तर दिशा में स्थित छावनी 
सीमा स्तंभ 46 , से शुरू होती है | आगे यह सीमा दक्षिण - पूर्व दिशा में 
सेंट्रल रेस्टोरेंट के जंक्शन तक जाती है | आगे यह सीमा सेंट्रल रेस्टोरेंट से 
दक्षिण दिशा में कात्रज बायपास महामार्ग के होते हुए , कात्रज बायपास 
महामार्ग और शितलादेवी मंदिर , की तरफ जानेवाले रस्ते तक जाती है | 
आगे यह सीमा मुड़कर दक्षिण -पश्चिम दिशा में स्थित शितलादेवी मंदिर 
तक जाती है | आगे यह सीमा उत्तर दिशा में पुराने औंध रोड और टी 
जयसिंग रोड के जंक्शन तक जाती है | यहाँ से आगे यह सीमा पश्चिम 
दिशा में नॅचरल नाले के साथ टी जयसिंग रोड को समांतर जाते 

हुए 
छावनी परिषद् सीमा एवम छावनी सीमा स्तंभ 36 एवम 35 तक जाती 
है , जो छावणी सीमा स्तंभ कं 36 से 202 मीटर दुरी पार स्थित है | वहाँ 
से आगे यह सीमा उत्तर –पश्चिम दिशा में छावनी सीमा स्तंभ 37 , 38 , 
39 , 40 को छूकर दक्षिण – पश्चिम में स्थित छावनी सीमा स्तंभ 41 जो 
मुंबई -पुणे महामार्ग के पास है वहाँ तक जाती है | आगे यह सीमा छावनी 
सीमा स्तंभ 42 , 43 , 44 को छुकर छावनी सीमा स्तंभ 45 , तक जाती है । 
छावनी सीमा स्तंभ 45 , आगे यह सीमा पुराना मुंबई -पुणे महामार्ग , को 
पार करके छावनी सीमा स्तंभ 46 , जो मुंबई -पुणे महामार्ग के उत्तर 
दिशा में स्थित है , वहाँ तक जाती है । जहाँ से इस वॉर्ड कि सीमा शुरू 
होती है । 


03 


इस वार्ड की सीमा पुराने मुंबई -पुणे महामार्ग और सेंट्रल रेस्टोरेंट के पास 
के कात्रज -देहुरोड बायपास से आरंभ होती हैं | वही आगे दक्षिण –पूर्व 
दिशा में पुराने मुंबई -पुणे महामार्ग से , आगे बढ़ते हुए दक्षिण दिशा में , 
पुराने मुंबई -पुणे महामार्ग और जहाँ आंबेडकर रोड शुरू होता है , वहाँ 
चौराहे तक जा कर मिलती हैं | पुराने मुंबई -पुणे महामार्ग और आंबेडकर 
रोड के चौराहे से , आगे यह सीमा पश्चिमी दिशा में आंबेडकर रोड में 
स्थित नाले के आगे , छावनी परिषद् के जल शोधन प्रकल्प तक जाती हैं | 
जल शोधन प्रकल्प की सीमा से आगे , दक्षिण - पूर्व दिशा में नाले के 
समांतर जाते हुए , राजीव गांधीनगर , शिवाजीनगर से गुजरते हुए खैरे 
बिल्डिंग , बी . एस . एन . एल ऑफिस , संकल्प नगरी और गुलमोहर 


10 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 41 


सोसायटी की सरहद तक बढ़ती हैं । यही सीमा आगे नाले और चौराहे से 
होते हुए छावनी सीमा स्तंभ 31 और 32 , जो छावणी सीमा स्तंभ कं 32 
से 1207 मीटर दुरी पार स्थित है , आगे बढकर उसको पार करके कात्रज 
- देहूरोड बायपास महामार्ग तक जाती हैं , तथा दक्षिण -पूर्व दिशा में 
छावनी सीमा स्तंभ 33 , तक मिलती हैं । छावनी सीमा स्तंभ 33 , से आगे 
यह सीमा उत्तर –पश्चिम दिशा में , छावनी सीमा स्तंभ 35 तक हैं | इसके 
पश्चात् यह सीमा उत्तरी दिशा में छावनी सीमा स्तंभ 35 और 36 के 
बीच में जहाँ नाला मिलता है ( छेदन बिंदू ) वहाँ तक जाती है | जहाँ नाला 
मिलता है , वहाँ से 202 मीटर दुरीपर छावनी सीमा स्तंभ 36 स्थित हैं | 
आगे यह सीमापूर्व दिशा में नाले के साथ पुराना औंध रोड और टी 
जयसिंग रोड के जंक्शन तक जाती हैं | टी जयसिंग रोड से आगे यह 
सीमा दक्षिण - पूर्व दिशा में शितलादेवी मंदिर तक और वहाँ से आगे 
उत्तर - पूर्व दिशा में शितलादेवी रोड से कात्रज देहूरोड बायपास तक जाती 
हैं | कात्रज - देहूरोड बायपास से , आगे यह सीमा उत्तर -पश्चिम दिशा 
में , पुराना मुंबई पुणे महामार्ग और कात्रज - देहूरोड बायपास जंक्शन तक 
जो सेंट्रल रेस्टोरेंट के नजदीक है वहाँ तक जाती हैं । जहाँ से इस वॉर्ड कि 
सीमा शुरू होती है । 


04 


वार्ड नं 4 की सीमा , करिअप्पा मार्ग के आरंभ स्थान मिलिटरी यूनिट 
105 , से शुरू होती है , वहां से सेंट्रल रेल लाइन के समांतर जाते हुए 
दक्षिण - पूर्व दिशा में , छावनी सीमा के स्तंभ क्रमांक 30 तक जो कि , सेंट्रल 
रेल के पुल पर स्थित है । इसके पश्चात पुराने मुम्बई - पुणे महामार्ग एवं 
सेंट्रल रेल पुल को पार करके दक्षिण - पश्चिम दिशा में जाते हुए , यह 
छावनी परिषद सीमा स्तंभ क्रमांक 31 , पर मिलती है । छावनी सीमा 
स्तंभ- क्रमांक 31 , से आगे जा कर दक्षिण - पश्चिम दिशा में छावणी सीमा 
स्तंभ- क्रमांक 31 और 32 के बीच में जहाँ नाला मिलता है , ( छेदन बिंदू ) 
वहाँ तक जाती है । जहाँ नाला मिलता है , वहाँ से 1207 मीटर के दुरीपर 
छावनी सीमा स्तंभ- क्रमांक 32 है । नाले के चौराहे से , आगे यह सीमा 
उत्तर - पूर्व दिशा में संकल्पनगरी , BSNL ऑफिस एवं शिवाजीनगर के 
पिछले भाग तक है । शिवाजीनगर से यह सीमा उत्तर - पश्चिम दिशा में 
नाले के साथ - साथ चलते हुए आगे जा कर , राजीव गांधी नगर और नाले 
के आरंभ स्थान पर मिलती है , जहाँ विपरीत दिशा में छावनी परिषद का 
जल शोधन प्रकल्प आंबेडकर रोड पर स्थित है । आगे यह सीमा पूर्व दिशा 
में आंबेडकर नगर रोड तक , एवं पुराने मुम्बई - पुणे महामार्ग तक फिर 
उत्तर - पूर्व दिशा में मुड कर , पुराने मुम्बई - पूणे महामार्ग से व्ही - जंक्शन 
तक जाती है । इसके पश्चात आगे दक्षिण - पूर्व दिशा में गुरुद्वारा के पास एम 
ई एस रोड शुरू होता है , वहाँ तक जाती है । इसके पश्चात , आगे उत्तर - पूर्व 
दिशा में एम ई एस रोड पार करके , बुद्ध विहार से होते हुए , करिअप्पा 
मार्ग जंक्शन एवं सर्वत्रनगर रोड जो कि , दत्तमंदिर के पास है , वहाँ तक 
यह सीमा है , वहाँ से यह सीमा करिअप्पा मार्ग से उत्तर - पूर्व दिशा में 
भगतसिंग मार्ग के जंक्शन तक , एवं 105 मिलिटरी यूनिट के पास वाले 
करीअप्पा मार्ग के समांतर सेंट्रल रेल ट्रेक तक मिलती है । जहाँ से इस वॉर्ड 
कि सीमा शुरू होती है । 


05 


इस वार्ड की सीमा छावनी परिषद सीमा स्तंभ क्रमांक 28 से आरंभ होती 
है , जो कि दुर्गा टेकडी में स्थित है । वहाँ से आगे उत्तर दिशा में दुर्गा टेकड़ी 


[ भाग II— खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


11 


की बाहरी रोड से मुड़कर , पश्चिमी दिशा में अलकापुरी के पीछे की ओर 
मिलती है । तत्पश्चात यह सीमा अलकापुरी रोड से आगे जाकर उत्तर 
दिशा में मुम्बई- पुणे महामार्ग से मिलती है , फिर उसे पार करके 29 
फील्ड अॅम्यूनिशन डिपो की ओर जाने वाले रास्ते से , आगे पूर्व दिशा तक 
जाती है । वहीं से आगे यह सीमा 29 फील्ड अॅम्यूनिशन डिपो की अंदरूनी 
रोड से आगे स्तंभ क्रमांक 20 , तक जाती है । सीमा स्तंभ क्रमांक 20 , से 
यह सीमा दक्षिण- पश्चिम दिशा में स्तंभ क्रमांक 25 , को पार करके सीमा 
स्तंभ क्रमांक 21 , 22 , 23 , एवं 24 तक जाती है , फिर वही सीमा मुम्बई 
पुणे महामार्ग को पार करके सीमा स्तंभ क्रमांक 26 तक जाती है । फिर 
पश्चिमी दिशा में आगे जा कर सीमा स्तंभ क्रमांक 27 , तक जाती है । फिर 
यह सीमा स्तंभ क्रमांक 27 , से आगे जा कर उत्तर - पश्चिम दिशा में अंततः 
सीमा स्तंभ क्रमांक 28 , से मिलती है । जहाँ से इस वॉर्ड कि सीमा शुरू 
होती है । 


06 


इस वार्ड की सीमा स्तंभ क्रमांक 16 से आरंभ - हो कर दक्षिण - पूर्व दिशा 
में स्तंभ- क्रमांक 17,18,19 , को पार करते हुए , सीमा स्तंभ क्रमांक 20 , 
तक जाती है , जो कि रूपीनगर में स्थित है । यही से स्तंभ क्रमांक 20 , से 
आगे बढ़ते हुए पश्चिम दिशा में फील्ड अॅम्यूनिशन डिपो के बाहरी रोड से 
जंक्शन फील्ड अॅम्यूनिशन डिपो के द्वार ( गेट ) तक जाती है । फिर सीमा 
फील्ड अॅम्यूनिशन डिपो के गेट के पास वाले जंक्शन से आगे जा कर , 
दक्षिण दिशा में मुम्बई - पुणे महामार्ग से मिलती है । इसके बाद यह सीमा 
महामार्ग को पार करके पश्चिमी दिशा में अलकापुरी रोड तक जाती है । 
आगे यह सीमा दक्षिण दिशा में अलकापुरी रोड से अलकापुरी के पीछे तक 
जाती है । वहाँ से आगे यह सीमा पश्चिम दिशा में , केंद्रीय विद्यालय संख्या 
02 और आयुध निर्माणी कि तरफ जाने वाले रोड के जंक्शन तक जाती है । 
वहाँ से आगे यह सीमा उत्तर दिशा में मुम्बई -पुणे महामार्ग तक जाती है । 
वहाँ से आगे यह सीमा महामार्ग के साथ पश्चिम दिशा में देहुफाटा तक 
जाती है । देहुफाटा से आगे उत्तर - पूर्व दिशा में तलवडे रोड तक तथा 
सेन्ट्रल ऑर्डनेंस डिपो की रेल्वे लाइन तक जा मिलती है । तत्पश्चात यह 
सीमा पूर्व दिशा में सेंट्रल ऑर्डनेंस डिपो की कम्पाउंड वॉल से , स्तंभ 
क्रमांक 16 तक जाती है । जहाँ से इस वॉर्ड कि सीमा शुरू होती है । 


07 


इस वार्ड की सीमा छावनी सीमा क्रमांक 16 , से शुरू होती है , और वहाँ से 
सेंट्रल ऑर्डनेंस डिपो की कम्पाउंड वॉल के समांतर जाते हुए , सेंट्रल 
ऑर्डनेंस डिपो के रेल लाइन के जंक्शन तक तथा तलावडे रोड / सेंट्रल 
ऑर्डनेंस डिपो रोड तक जाती है । फिर जंक्शन सीमा से आगे दक्षिण 
पश्चिम दिशा में , तलावडे रोड के साथ ही मुम्बई - पूणे महामार्ग पर देहु 
फाटा तक मिलती है । मुम्बई - पुणे महामार्ग पर यह पूर्व दिशा में केंद्रीय 
विद्यालय को जाने वाले रास्ते को पार करके , दक्षिण दिशा की ओर मुबई 
पुणे महामार्ग तक है , यही सीमा दक्षिणी दिशा में दोनों रोड के जंक्शन 
तक जाती है , जिसमें से एक रोड केंद्रीय विद्यालय नं . 2 की तरफ जाती है 
एवं दूसरी रोड ऑर्डनेंस फैक्टरी की ओर जाती है , जंक्शन रोड से यह 
सीमा पूर्वी दिशा में अलकापुरी के पीछे तक तथा साथ ही दुर्गा टेकड़ी के 
बाहरी क्षेत्र तक जाती है , इसके बाद यह सीमा दक्षिण - पश्चिम दिशा में 
दुर्गा टेकडी के बाह्य क्षेत्र से हो कर , छावनी सीमा स्तंभ क्रमांक 28 पर 
मिलती है । छावनी सीमा स्तंभ क्रमांक 28 , से यह सीमा दक्षिण - पश्चिम 


12 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 4 ] 


दिशा में ही छावणी सीमा सात होकर , स्तंभ क्रमांक 29 तक है । यही 
सीमा आगे उत्तर - पश्चिम दिशा में , ऑर्डनेंस फैक्टरी देहरोड के पीछे से 
छावनी सीमा स्तंभ क्रमांक 30 , से मिलती है , जो कि महामार्ग पर सेंट्रल 
रेल ब्रिज पर स्थित है । वहाँ से आगे यही सीमा उत्तर- पश्चिम दिशा में , 
सेंट्रल रेल लाइन के साथ - साथ 105 मिलिटरी यूनिट के पास वाले 
करिअप्पा मार्ग एवं भगत सिंग मार्ग पर मिलती है । यहाँ से उत्तर - पश्चिम 
दिशा में भगत सिंग मार्ग से हो कर , इंद्रायणी नदी के किनारे को छूते हुए 
दक्षिण दिशा में शेलारवाड़ी शमशान के उत्तर - पूर्व भाग तक है । इंद्रायणी 
नदी के किनारे से यह वार्ड सीमा पूर्वी दिशा में स्तंभ क्रमांक 1 , तक जाती 
है , छावनी सीमा स्तंभ क्रमाक 1 , से आगे उत्तर पूर्व दिशा में अंतत : सीमा 
स्तंभ क्रमांक 2,3,4 एवं 5 से जा कर मिलती है । इसके बाद यह सीमा 
दक्षिण - पूर्व दिशा में छावनी सीमा स्तंभ क्रमांक 6 , से जा कर मिलती है । 
स्तंभ क्रमांक 6 से आगे जा कर , यही सीमा उत्तर पूर्व दिशा में स्तंभ 
क्रमांक 7 और 8 को पार करके अंत में स्तंभ क्रमांक 9 , से मिलती है । 
तत्पश्चात यह सीमा दक्षिण पूर्व दिशा में स्तंभ क्रमांक 
10,11,12,13,14 एवंम 15 से हो कर स्तंभ क्रमांक 16 से जा कर 
मिलती है । जहाँ से इस वॉर्ड कि सीमा शुरू होती है । 


[ फा सं . 14 ( 8 ) / 2019 - डी ( क्यू एण्ड सी ) वॉल- I ] 


राकेश मित्तल , संयुक्त सचिव 


NOTIFICATION 


New Delhi , the 15th April , 2021 
S.R.0 . 8 ( E ) .— In pursuancc of clause ( d ) of rule 3 of Cantonment Electoral Rules , 2007 , the 
Central Government hereby notifies the final plan for division of Cantonment into wards in respect of the 
Cantonment as indicated in column ( 2 ) of the Table given below , by specifying the total number of wards 
as indicated in column ( 3 ) thereof and the number and boundaries of wards as indicated in columns ( 4 ) and 
( 5 ) respectively of the said Table , namely : 


TABLE 


Serial 


Boundaries of Ward 


Name of 
Cantonment 


Total 
Number 
of 


Number 


Ward 
Number 


Wards 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


01 


Dehuroad 


07 


01 


runs 


The boundary of this ward starts from Cantonment 
Boundary Pillar No.46 which is 
situated on the North side of Mumbai - Pune National 
Highway and then 

along the 
National Highway on the Western direction up to 
Cantonment Boundary 

Pillar No.49 
through Cantonment Boundary Pillar Nos . 47 and 
48 . then it runs 

Northern direction 
along the Cantonment Boundary Pillar No. 51 
which is situated on the eastern side of the 
Central Railway line through Cantonment Boundary 
Pillar No. 50 . then it turns in North 


in 


[ भाग II— खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 

: 


13 


to 


on 


Western direction along the Central Railway lines 
up 

to Cantonment Boundary Pillar No. 
52 which is situated opposite village Talegaon 
Dabhade . Then it runs in North direction 
along the Cantonment Boundary up to Pillar No. 53 , 
then it turns in North - East direction 
along the Cantonment Boundary up to Pillar No. 54 
and 55 upto Cantonment Boundary Pillar No.56 , 
then it runs along the Cantonment Boundary in the 
Easterly direction up to Cantonment Boundary 
Pillar No. 

57 , 

then it runs along the 
Cantonment Boundary in the North - East direction 
up 

Cantonment Boundary Pillar No. 
58 , then it runs along the Cantonment Boundary in 
the East direction through Pillar 

Pillar No. 59 
to 64 and upto Cantonment Boundary Pillar No. 65 , 
which is situated 

the Western bank 
of river Indrayani , then running along the Indrayani 
river bank in thc Southern direction 

up 
to Shelarwadi Cremation Ground , then it turns in 
the 
South direction to meet Bhagat Singh Marg up to its 
Junction with Carriappa Marg which is situated in 
the South - West fencing of 105 Military Unit , then 
after crossing the overhcad bridge of Central 
Railway the boundary runs along with Cariappa 
Marg in the Western direction and passes the Datta 
Mandir and then boundary runs in the South - West 
direction till the Junction of MES road and Cariappa 
Marg and runs in the South East direction to the 
junction of Old Mumbai Pune Highway and 
Gurudwara . From the Gurudwara it turns back in 
the North West direction and runs along the Old 
Mumbai Pune highway and runs in the North West 
direction upto Boundary Pillar number 46 situated 
on the North side of Mumbai Pune Highway from 
where the boundary had started . 


02 


The Boundary starts from Boundary Pillar No.46 
situated on the North Side of Mumbai Pune 
Highway and runs in the South Eastern direction till 
the junction of Central Restaurant . From the Central 
Restaurant the boundary moves in the South 
direction along the Katraj byepass Highway till the 
Junction of Katraj byepass highway and approach 
road to Shitladevi temple . The Boundary from the 
junction then turns in the South Western direction 
till the Shitladevi temple and moves in the North 
direction along the old Aundh road till the junction 
of T. Jaisingh road and old Aundh road . At the 
Junction the boundary moves along the natural nala 
besides to the T.Jaisingh road in the west direction 
till the limit of the Cantonment Boundary between 
Cantonment Boundary pillar number 36 and 35 


14 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 4 ] 


which is at distance of 202 metres from Boundary 
Pillar number 36. The boundary moves further in 
the North western direction passing boundary pillar 
number 37,38,39,40 till the boundary pillar no.41 
situated on the south west side of Mumbai Pune 
Highway . From the Boundary Pillar No.41 , the 
Boundary move in the West direction passing the 
Boundary pillar No. 42 , 43 , and 44 and meets the 
Boundary Pillar No.45 . From the Boundary Pillar 
No.45 the boundary crosses the Old Mumbai Pune 
highway and meets the Boundary pillar no.46 
situated on the North side of Mumbai Pune 
Highway from where the boundary had started . 


03 


The Boundary of this ward starts from the junction 
of Old Mumbai Pune Highway and Katraj Dehuroad 
Bypass near Central Restaurant . It runs in the South 
Eastern direction along the Old Mumbai Pune 
Highway till the intersection of the Old Mumbai 
Pune Highway and starting of the Ambedkar road . 
From the intersection of the old Mumbai Pune 
Highway and the Ambedkar road the boundary runs 
along the Ambedkar road in the Western direction 
till the nala opposite the Cantonment Board's Water 
Treatment Plant . From the Nala near the Water 
Treatment Plant the Boundary runs in the South 
Eastern direction along the nala which runs parallel 
to Rajiv Gandhinagar , shivajinagar , passing through 
the outskirts of Khaire Buildings , BSNL Office , 
Sankalpnagari and Gulmohar society . The boundary 
runs till the intersection of nala and the Cantonment 
Boundary between Cantonment Boundary Pillars 
No. 31 and 32 which is at distance of 1207 metres 
from Boundary Pillar Number 32 and further 
crossing the Katraj Dehuroad bypass highway it 
runs in the South Western direction till Boundary 
pillar number 33.From Boundary Pillar number 33 
the boundary runs in the North western direction till 
boundary pillar number 35. The Boundary then runs 
in the northern direction till the intersection point of 
the nala and the Cantonment Boundary line between 
Boundary pillar no.35 and 36. The intersection point 
is at distance of 202 metres from the Cantonment 
Boundary pillar no . 36.The Boundary then runs in 
the eastern direction along the nala till the junction 
point of old aundh road and T.Jaisingh road . From 
the T.Jaisingh road the boundary runs in the south 
eastern direction till the shitladevi temple and then 
moves in the north eastern direction along the 
approach road of Shitladevi temple till the Katraj 
Dehuroad Byepass road . From the Katraj Dehuroad 
Byepass road the boundary runs in the North 
Western direction till the Junction point near 
Central Restaurant of Old Mumbai Pune road and 


[ भाग II— खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 

: 


15 


Katraj Dehuroad Bypass road from where the 
boundary had started . 


04 


The Boundary of Ward No. IV starts from the 
starting point of Cariappa marg near 105 military 
unit and runs parallel to the Central Railway line 
along the South Eastern direction till the 
Cantonment boundary pillar number 30 located on 
the Central Railway over bridge . 


The Boundary further crosses the Old Mumbai 
Highway on the Central Railway over bridge and 
moves in the South Western direction along the 
Cantonment Board Boundary to meet the Boundary 
pillar number 31. From Cantonment Boundary pillar 
number 31 , the ward boundary moves along the 
Cantonment Board Boundary in the South Western 
direction to meet the intersection point of the Nala 
and Cantonment Board Boundary line between 
Cantonment Boundary pillars number 31 and 32 . 
The intersection point is at a distance of 1207 
metres from the Boundary pillar number 32. From 
the intersection of the Nala , the boundary runs along 
the nala in the North Eastern direction on the 
backside of Sankalpnagari , Bharat Sanchar Nigam 
Limited ( BSNL ) office and Shivaji nagar . From 
Shivajinagar the boundary moves in the north 
western direction and along the Nala towards Rajiv 
Gandhinagar and meets the starting of Nala opposite 
Cantonment Board's Water Treatment Plant on 
Ambedkar road . The Boundary then runs in the 
Eastern direction along the Ambedkar road till the 
Old Mumbai Pune road and then moves in the North 
Eastern direction along the Old Mumbai Pune 
Highway and till the V junction and moves in the 
South eastern direction till the starting point of MES 
road near Gurudwara and runs further in the North 
Western direction along the MES road passing 
through Buddha vihar till the junction of Cariappa 
marg and Sarvatra nagar road 

Datta 
mandir . The Boundary moves in the Cariappa marg 
along the North Eastern direction till the junction of 
the Bhagat Singh Marg road and Cariappa marg 
near to the 105 military unit parallel to the Central 
Railway track from where the boundary had started . 


near 


05 


The Ward Boundary starts from the Cantonment 
Board Boundary pillar no.28 located inside Durga 
tekdi and runs in the north direction along the outer 
road of Durga Tekdi and turns in the West direction 
till the road behind Alkapuri . From the road of 
Alkapuri the boundary runs in the North direction to 
connect to the Mumbai Pune highway and crosses 
the Mumbai Pune Highway and moves along the 
approach road to 29Field Ammunition Depot ( FAD ) 


16 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 4 ] 


and after that the boundary moves in the Eastern 
direction after that Boundary runs along the internal 
road of 29 Field Ammunition Depot till the 
Boundary pillar number 20. From boundary pillar 
number 20 the boundary moves in the South 
Western direction till boundary pillar number 25 
passing through the Boundary Pillar number 21 , 22 , 
23 and 24. The Boundary further crosses the 
Mumbai Pune highway and meets boundary pillar 
number 26. The boundary further moves in the 
Western direction to meet the boundary pillar 
number 27. From the Boundary pillar Number 27 
the Boundary moves in the North western direction 
to finally meet the Boundary pillar number 28 from 
where the boundary had started . 


06 


The Ward Boundary starts from the Boundary Pillar 
number 16 and moves in the South Eastern direction 
passing through boundary pillar number 17 , 18 , 19 
and meets boundary pillar number 20 in Rupee 
nagar . From Boundary pillar number 20 the 
boundary heads in the western direction along the 
external road of Field Ammunition Depot till the 
junction to the approach gate of 29 Field 
Ammunition Depot . From the junction point of the 
gate near 29Field Ammunition Depot the boundary 
moves in the south direction towards Mumbai Pune 
Highway . The Boundary then crosses highway runs 
along the Mumbai Pune Highway in the Westem 
direction till the road to Alkapuri . The Boundary 
then runs along the Alkapuri road in the South 
direction till the backside of Alkapuri from there it 
runs in the Western direction till the junction of 
roads namely one road towards Kendriya Vidyalaya 
Number 2 and one towards Ordnance factory . From 
the Junction it runs in the North direction till the 
Mumbai Pune Highway . From the Mumbai Pune 
Highway the boundary runs along the Highway in 
the Western direction till the Dehu phata . From 
Dehu Phata the boundary runs in the North eastern 
direction on the Talwade road / Central Ordnance 
Depot road till the Central Ordnance Depot railway 
line . The boundary further moves in the Eastern 
direction along the compound wall of Central 
Ordnance Depot till the boundary pillar number 16 
from where the boundary had started . 


07 


no.VII 


The boundary of Ward 

starts from 
Cantonment Boundary Pillar number 16 and moves 
parallel to the compound wall of Central Ordnance 
Depot till the junction of Central Ordnance Depot 
Railway Line and the Talwade road / Central 
Ordnance Depot road . From this junction the 
boundary moves in the South Western direction 
along the Talwade road till Dehu phata on the 


[ भाग II— खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 

: 


17 


Mumbai Pune Highway . On the Mumbai Pune 
Highway the Boundary moves in the Eastern 
direction crosses the Mumbai Pune highway on the 
approach road to Kendriya Vidyalaya Number 2 and 
the boundary moves in the southern direction till the 
junction of two roads describing one road towards 
Kendriya Vidyalaya Number 2 and one towards 
Ordnance factory . From this junction of the roads 
the boundary moves in the Eastern direction on the 
backside of Alkapuri till the road along the outskirts 
of Durga Tekdi . The boundary then moves in the 
South Western direction and along the road on the 
outskirts of Durga Tekdi and meets the Cantonment 
Boundary pillar number 28. From Cantonment 
Boundary Pillar number 28 the boundary moves in 
the South Western direction along the boundary of 
the Cantonment boundary to meet the boundary 
pillar number 29. The Boundary moves further in 
the North Western direction along the Cantonment 
Boundary behind Ordnance factory Dehuroad to 
meet the Cantonment Boundary pillar number 30 on 
the Central Railway over bridge on the Highway . 
The Boundary further moves in the North Western 
direction along the Central Railway linc till the 
junction of Cariappa marg and Bhagat singh marg 
near 105 Military unit . The boundary further moves 
the North Western direction along the Bhagat singh 
marg till it touches the Indrayani river bank in the 
Southem direction up to a point opposite North - East 
corner of Shelarwadi Cremation Ground . From the 
bank of the Indrayani river the ward boundary 
moves along the Cantonment boundary in the 
Eastern direction till Cantonment Boundary Pillar 
number 1. From the Cantonment Boundary Pillar 
number 1 it further moves in the North eastern 
direction along the Cantonment Boundary pillars 
number 2 , 3 , 4 , and finally meets boundary pillar 
number 5. The boundary further runs in the South 
eastern direction along the Cantonment Boundary to 
meet Cantonment Boundary Pillar number 6. From 
Cantonment Boundary pillar number 6 the boundary 
further moves in the North Eastern direction to meet 
boundary pillar number 9 , passing along Boundary 
Pillar Number 7 and 8. The Boundary further moves 
in the South Eastern direction passing through 
Boundary Pillar Number 10 , 11 , 12 , 13 , 14,15 and 
finally meets boundary pillar number 16 from where 
the boundary had started . 


[ F.No. 14 ( 8 ) / 2019 - D ( Q & C ) Vol - I ] 


RAKESH MITTAL , Jt . Secy . 


18 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 4 ] 


अधिसूचना 


नई दिल्ली , 15 अप्रैल , 2021 


का.नि.आ. 9 ( अ ) . केन्द्रीय सरकार , छावनी निर्वाचन नियम , 2007 के नियम 3 के खंड ( घ ) के अनुसरण में , नीचे 
दी गई सारणी के स्तंभ ( 2 ) मे यथाउपदर्शित छावनी के संबंध में सारणी के स्तंभ ( 3 ) मे यथाउपदर्शित वार्डों की कुल 

संख्या 
और उक्त सारणी के क्रमशः स्तंभ ( 4 ) और ( 5 ) में यथाउपदर्शित वार्डों की संख्या और सीमाएं विनिर्दिष्ट करके , छावनी के 
वार्डों में प्रभाजन हेतु अंतिम योजना अधिसूचित करती है अर्थात 


: 


सारणी 


क्रम सं | छावनी का | वार्डों की | वार्ड सं 


वार्ड की सीमाएं 


नाम 


कुल 
संख्या 


( 1 ) ( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


01 


दिल्ली 


08 


01 


उत्तर 


: छावनी सीमा स्तम्भ संख्या 6 - डी से पूर्व की ओर स्तम्भ 
संख्या 6 - सी तक । 


पूर्व 


: छावनी स्तम्भ संख्या 6 - सी से दक्षिण की ओर रिंग रोड के 
साथ - साथ छावनी स्तम्भ संख्या 6 - बी तक । 


दक्षिण 


: छावनी स्तम्भ संख्या 6 - बी से डबल्यू ज़ेड क्षेत्र की सीमा के 
साथ - साथ पश्चिम की ओर छावनी स्तम्भ संख्या 6 - ए तक । 
छावनी स्तम्भ संख्या 6 - ए से उत्तर - पश्चिम की ओर स्तम्भ 
संख्या 6 , 5 , 4 , 3 , 2 ए , 2 को जोड़ने वाली छावनी सीमा 
रेखा के साथ - साथ छावनी स्तम्भ संख्या 1 तक । 


पश्चिम 


: छावनी स्तम्भ संख्या सीबी -1 से उत्तर की ओर छावनी सीमा 
रेखा के साथ - साथ छावनी सीमा स्तम्भ संख्या 6 - डी तक । 


02 


उत्तर 


: छावनी स्तम्भ संख्या 1 से दक्षिण - पूर्व की ओर छावनी स्तम्भ 

संख्या 2 , 2 ए , 3 , 4 , 5 , 6 , 6 ए , 7 से घिरी छावनी सीमा 
रेखा के साथ - साथ छावनी स्तम्भ संख्या 22 तक । छावनी 
स्तम्भ संख्या 22 से दक्षिण की ओर छावनी स्तम्भ संख्या 
23 ए तक और उसके आगे उत्तर - पूर्व की ओर छावनी सीमा के 
साथ - साथ छावनी स्तम्भ संख्या 23 बी तक । 


पूर्व 


: छावनी स्तम्भ संख्या 23 बी से दक्षिण की ओर छावनी स्तम्भ 

संख्या 23 सी , 23 डी , 23 ई को जोड़ने वाली छावनी सीमा 
रेखा के साथ - साथ छावनी स्तम्भ संख्या 23 एफ तक । छावनी 
स्तम्भ संख्या 23 एफ से दक्षिण - पूर्व की ओर छावनी स्तम्भ 
संख्या 41 , 42 , 43 को जोड़ने वाली छावनी सीमा रेखा के 
साथ - साथ स्तम्भ संख्या 44 तक । छावनी स्तम्भ संख्या 44 से 
दक्षिण - पश्चिम की ओर छावनी सीमा रेखा के साथ - साथ 
स्तम्भ संख्या 50 तक । 


दक्षिण 


: छावनी स्तम्भ संख्या 50 से रिंग रोड के दक्षिण किनारे के 
साथ - साथ जिम्नाजियम रोड और रिंग रोड के साथ जंक्शन 
तक । जिम्नाजियम रोड जंक्शन से दक्षिण - पश्चिम की ओर 
जिम्नाजियम रोड के साथ - साथ स्टेशन रोड जंक्शन तक । 


[ भाग II– खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


19 


जिमनैजियम रोड और स्टेशन रोड के जंक्शन से उत्तर - पश्चिम 
की ओर से स्टेशन रोड के साथ - साथ थिमैया मार्ग ( मौड रोड ) 
जंक्शन तक , थिमैया मार्ग ( मौड रोड ) के जंक्शन से उत्तर की 
ओर थिमैया मार्ग ( मौड रोड ) के साथ अस्पताल रोड के साथ 
इसके जंक्शन तक । आगे अस्पताल रोड के साथ - साथ किर्बी 
प्लेस चौराहे पर स्टेशन रोड और अस्पताल रोड के जंक्शन 
तक , फिर स्टेशन रोड के साथ स्टेशन रोड - हॉस्पिटल रोड 
जंक्शन से पश्चिम की ओर स्टेशन रोड के साथ - साथ रेलवे 
लाइन के पास छावनी सीमा रेखा के साथ जंक्शन तक । 


पश्चिम 


: स्टेशन रोड – छावनी सीमा रेखा जंक्शन से उत्तर - पूर्व की 
ओर छावनी सीमा के साथ छावनी सीमा स्तम्भ संख्या 1 


तका 


03 


उत्तर 


: 


सदर बाज़ार और स्टेशन रोड जंक्शन ( किर्बी प्लेस चौराहे ) से 
उत्तर की ओर अस्पताल रोड के साथ - साथ अस्पताल रोड के 
थिमैया रोड ( मौड रोड ) के साथ जंक्शन तक । आगे दक्षिण 
पश्चिम की ओर थिमैया रोड ( मौड रोड ) के साथ - साथ थिमैया 
रोड ( मौड रोड ) और स्टेशन रोड के साथ जंक्शन तक । आगे 
दक्षिण - पूर्व की ओर स्टेशन रोड के साथ - साथ इसके 
जिम्नाजियम रोड के साथ जंक्शन तक । स्टेशन रोड 
जिम्नाजियम रोड जंक्शन से उत्तर - पूर्व की ओर जिम्नाजियम 
रोड के साथ - साथ इसके रिंग रोड के साथ जंक्शन तक । 
जिम्नाजियम रोड - रिंग रोड जंक्शन से रिंग रोड के दक्षिण 
किनारे के 

इसके छावनी 
संख्या 50 को जोड़ने वाले जंक्शन तक । 


साथ - साथ 


स्तम्भ 


पूर्व 


: छावनी स्तम्भ संख्या 50 से दक्षिण - पश्चिम की ओर 

एनएच -8 के पूर्वी किनारे के साथ - साथ एनएच -8 और परेड 
रोड जंक्शन तक । एनएच -8 और परेड रोड जंक्शन से दक्षिण 
पश्चिम की ओर परेड रोड के साथ - साथ इसके माल रोड वाले 
जंक्शन तक । माल रोड - परेड रोड जंक्शन से दक्षिण - पूर्व की 
ओर झरेड़ा गाँव रोड के साथ - साथ रंगशाला के निकट झरेड़ा 
रोड - एपीएस कॉलोनी रोड जंक्शन तक और रंगशाला के 
निकट झरेड़ा रोड - एपीएस कॉलोनी रोड जंक्शन से एनएच -8 
की ओर केवी नं 2 की सीमा दीवार के साथ - साथ इसके 
एनएच -8 के साथ जंक्शन तक । केवी नं 2 की सीमा दीवार 
और एनएच -8 के जंक्शन ( केवी नं 2 सीमा दीवार का 
दक्षिण - पूर्व किनारा ) से एनएच -8 के उत्तरी किनारे के साथ 
साथ संजय गांधी टी पॉइंट जंक्शन तक । संजय गांधी टी 
पॉइंट जंक्शन से दक्षिण - पश्चिम की ओर उलान बटार मार्ग 
( एयरपोर्ट रोड ) के साथ - साथ पश्चिम की ओर उलान बटार 
मार्ग चौराहे की ओर उलान बटार मार्ग - थिमैया रोड ( मौड 
रोड ) जंक्शन तक । 


दक्षिण 


: 


उलान बटार मार्ग - थिमैया रोड ( मौड रोड ) जंक्शन से थिमैया 
रोड ( मौड रोड ) के साथ - साथ उत्तर की ओर हनुमान मंदिर के 


20 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 4 ] 


निकट थिमैया रोड ( मौड रोड ) - द्वारका रोड जंक्शन तक । 


पश्चिम 


: हनुमान मंदिर के पास थिमैया मार्ग ( मौड रोड ) जंक्शन से 

थिमैया मार्ग ( मौड रोड ) के साथ - साथ उत्तर - पूर्व की ओर 
शास्त्री बाजार के पास कोतवाली रोड के साथ थिमैया मार्ग 
( मौड रोड ) के जंक्शन तक , आगे पश्चिम की ओर कोतवाली 
रोड के साथ - साथ कोतवाली रोड - सदर बाजार रोड जंक्शन 
तक । सदर बाजार रोड - कोतवाली रोड जंक्शन से सदर 
बाजार रोड के साथ - साथ सदर बाजार रोड - स्टेशन रोड 
( किर्बी प्लेस क्रॉसिंग ) तक । 


04 


उत्तर 


एनएच -8 और परेड रोड जंक्शन से एनएच -8 के दक्षिण - पूर्वी 
किनारे के साथ - साथ उत्तर - पूर्व की ओर इसके छावनी सीमा 
स्तम्भ संख्या 50 के साथ जंक्शन तक । 


पूर्व 


: छावनी सीमा स्तंभ संख्या 50 से दक्षिण - पश्चिम की ओर 
छावनी सीमा स्तंभ संख्या 51 से 58 तक को जोड़ने वाली 
छाबनी सीमा रेखा , आगे दक्षिण - पूर्व की ओर छावनी सीमा 
रेखा के साथ - साथ स्तंभ संख्या 60 तक । छावनी स्तंभ संख्या 
60 से दक्षिण - पश्चिम की ओर छावनी सीमा स्तंभ संख्या 61 
को 68,69 , 70 , 71 , 72 से जोड़ने वाली छावनी सीमा रेखा 
के साथ - साथ । छावनी स्तम्भ संख्या 72 से दक्षिण - पश्चिम की 
ओर छावनी सीमा रेखा के साथ - साथ छावनी स्तम्भ संख्या 
73 , 74 और 75 को जोड़ने वाली सीमा रेखा से छावनी 
स्तम्भ संख्या 76 तक । 


दक्षिण 


: सीमा स्तम्भ संख्या 76 से छावनी सीमा के साथ - साथ 
दक्षिण - पश्चिम की ओर एनएच -8 के पूर्वी किनारे के साथ 
साथ इसके छावनी सीमा स्तम्भ संख्या 83 के निकट जंक्शन 


तका 


पश्चिम 


: छावनी सीमा रेखा के पास सीमा स्तंभ संख्या 83 से उत्तर 

पूर्व की ओर एनएच -8 के पूर्वी किनारे के साथ - साथ संजय 
गांधी टी जंक्शन के पूर्वी कोने के साथ इसके जंक्शन तक । 
संजय गांधी टी जंक्शन से एनएच -8 के पूर्वी किनारे के साथ 
साथ एनएच -8 - राव तुला राम मार्ग जंक्शन के पूर्व कोने 
तक । एनएच -8 - राव तुला राम मार्ग जंक्शन के पूर्व कोने से 
एनएच -8 जंक्शन के पूर्व छोर से राव तुला राम मार्ग उत्तर 
पूर्व की ओर एनएच -8 के साथ परेड रोड के साथ इसके 
जंक्शन तक । परेड रोड - एनएच -8 जंक्शन से पूर्वोत्तर की ओर 
एनएच -8 के साथ - साथ छावनी सीमा स्तंभ संख्या 50 के 
पास छावनी सीमा रेखा के साथ इसके जंक्शन तक । 


05 


उत्तर 


: 


माल रोड - परेड रोड जंक्शन से परेड रोड के साथ - साथ पूर्व 
की ओर परेड रोड के एनएच -8 पूर्वी किनारे - परेड रोड 
जंक्शन तक । 


पूर्व 


एनएच -8 – परेड रोड जंक्शन से एनएच -8 के पूर्वी किनारे के 
साथ - साथ पूर्वी किनारे पर एनएच -8 - राव तुला राम मार्ग 


[ भाग II– खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


21 


जंक्शन तक और आगे राव तुला राम मार्ग - एनएच -8 जंक्शन 
के पूर्वी किनारे से एनएच -8 के साथ - साथ दक्षिण - पश्चिम की 
ओर संजय गांधी टी जंक्शन तक और आगे दक्षिण की ओर 
एनएच -8 के पूर्वी किनारे के साथ छावनी स्तम्भ संख्या 83 के 


जंक्शन तक । 


दक्षिण 


: सीमा स्तंभ संख्या 83 के निकट एनएच -8 और छावनी सीमा 
रेखा के जंक्शन से पश्चिम की ओर छावनी सीमा रेखा के 
साथ - साथ स्तम्भ संख्या 83 से 92 को जोड़ने वाली छावनी 
सीमा रेखा और छावनी सीमा रेखा - डोमेस्टिक एयरपोर्ट , 
टर्मिनल T - 1 रोड जंक्शन तक । 


पश्चिम 


: डोमेस्टिक एयरपोर्ट , टर्मिनल T - 1 रोड और स्तम्भ संख्या 92 

एवं 93 के बीच की छावनी सीमा रेखा के जंक्शन से एयरपोर्ट 
रोड के साथ - साथ पूर्व की ओर मेहराम नगर गाँव के निकट 
तिकोना रोड जंक्शन तक और आगे उत्तर की ओर डोमेस्टिक 
एयरपोर्ट , टर्मिनल T - 1 के निकट चौराहे तक । डोमेस्टिक 
एयरपोर्ट , टर्मिनल T - 1 के निकट चौराहे से उत्तर - पूर्व की ओर 
उलान बटार मार्ग के पश्चिमी किनारे के साथ - साथ एनएच -8 
पर संजय गांधी टी जंक्शन तक । एनएच -8 पर संजय गांधी 
टी जंक्शन से एनएच -8 के पश्चिमी किनारे के साथ - साथ 
उत्तर पूर्व की ओर एनएच -8 पर केवी नं 2 सीमा दीवार के 
निकट एनएच -8 - रंगशाला रोड जंक्शन तक । एनएच -8 - 
रंगशाला रोड जंक्शन से रंगशाला रोड के साथ उत्तर - पश्चिम 
की ओर झरेड़ा सामुदायिक हॉल की ओर जाने वाले रोड से 

होते हुए झरेड़ा रोड और परेड रोड जंक्शन तक । 
: रेलवे लाइन के पास छावनी सीमा रेखा और सीवीडी सीमा 

दीवार के जंक्शन से और छावनी सीमा स्तंभ संख्या 133 से 
दक्षिण - पूर्व की ओर सीवीडी सीमा दीवार के साथ - साथ 
सीवीडी सीमा दीवार के दक्षिण - पूर्व कोने तक , फिर उत्तर - पूर्व 
की ओर सीवीडी सीमा दीवार के पीरू विहार के साथ इसके 
जंक्शन तक । सीवीडी – पीरू विहार सीमा दीवार जंक्शन से 
दक्षिण - पूर्व की ओर केवी नं 1 की दक्षिणी सीमा दीवार की 
साथ - साथ सदर बाजार रोड जंक्शन तक । 


06 


उत्तर 


पूर्व 


: सदर बाजार रोड - पीरू विहार रोड जंक्शन से दक्षिण 

पश्चिम की ओर सदर बाजार के साथ - साथ पुरानी पालम रोड 
जंक्शन तक । पुराना पालम रोड जंक्शन से दक्षिण - पूर्व की 
ओर हनुमान मंदिर के पास थिमैया मार्ग ( मौड रोड ) -पालम 
रोड जंक्शन तक । हनुमान मंदिर के पास थिमैया मार्ग ( मोड 
रोड ) के जंक्शन से थिमय्या मार्ग ( मोड रोड ) के साथ - साथ 
दक्षिण की ओर डोमेस्टिक एयरपोर्ट टर्मिनल 
T - 1 रोड जंक्शन तक । डोमेस्टिक एयरपोर्ट टर्मिनल टी -1 
रोड जंक्शन से दक्षिण - पश्चिम की ओर एयरपोर्ट रोड के साथ 
साथ छावनी स्तम्भ संख्या 93 के पास इसके छावनी सीमा 
रेखा के साथ जंक्शन तक । आगे सीमा स्तम्भ संख्या 93 , 94 , 


22 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 4 ] 


95 को स्तम्भ संख्या 101 से जोड़ने वाले छावनी सीमा रेखा 
के साथ - साथ स्तम्भ संख्या 101 तक । 


दक्षिण 


: छावनी स्तम्भ संख्या 101 से उत्तर - पश्चिम की ओर स्तम्भ 
संख्या 101 से 129 को जोड़ने वाले छावनी सीमा रेखा के 
साथ स्तम्भ संख्या 129 तक । 


पश्चिम 


: 


छावनी स्तम्भ संख्या 129 से छावनी सीमा स्तम्भ संख्या 
129 से 133 को जोड़ने वाली और चक्र को पूरा करने वाली 
छावनी सीमा रेखा के साथ - साथ उत्तर - पूर्व की ओर इसके 
सीवीडी रेलवे लाइन के निकट सीमा दीवार के साथ जंक्शन 


तक । 


07 


उत्तर 


: रेलवे लाइन के पास स्टेशन रोड के छावनी सीमा रेखा के 

जंक्शन से स्टेशन रोड के साथ इसके सदर बाज़ार रोड के 
साथ किर्बी प्लेस चौराहे के पास जंक्शन तक । 


पूर्व 


: स्टेशन रोड - सदर बाज़ार रोड जंक्शन से सदर बाज़ार रोड के 

साथ - साथ इसके कोतवाली रोड जंक्शन तक । कोतवाली रोड 
जंक्शन से उत्तर पश्चिम की ओर दिल्ली छावनी पुलिस स्टेशन 
की सीमा दीवार के साथ - साथ दिल्ली छावनी पुलिस स्टेशन 
के उत्तर - पश्चिमी कोने तक , आगे दक्षिण - पश्चिम की ओर 
पुलिस स्टेशन की सीमा दीवार ( पीछे की ओर ) के साथ - साथ 
सरदार वल्लभभाई पटेल सीबी बरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय , 
सदर बाज़ार के निकट छावनी बोर्ड पंप हाउस तक और 
छावनी बोर्ड पंप हाउस से दक्षिण पश्चिम की ओर सरदार 
वल्लभभाई पटेल सीबी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय , सदर 
बाज़ार और कृपा स्कूल की सीमा दीवार के साथ - साथ सदर 
बाज़ार रोड जंक्शन तक । सदर बाज़ार रोड जंक्शन से दक्षिण 
पश्चिम की ओर सदर बाज़ार रोड के साथ - साथ सदर बाज़ार 
जैन मंदिर , सदर बाज़ार रोड जंक्शन तक । जैन मंदिर रोड 
सदर बाज़ार रोड जंक्शन से उत्तर - पश्चिम की ओर जैन मंदिर 
की ओर जाने वाली सड़क के साथ - साथ दायीं ओर छावनी 
बोर्ड पार्क के निकट 24 स्टाफ क्वार्टरस के बीच आंतरिक गली 
तक , उसके पश्चात उत्तर की ओर सदर बाजार रोड और 
सीवीडी लाइंस जाने वाली आंतरिक सड़क के जंक्शन तक , 
उसके पश्चात उत्तर - पश्चिम की ओर सदर बाजार रोड पर पीरु 
विहार कॉलोनी की सीमा दीवार तक । पीरू विहार कॉलोनी 
की सीमा दीवार से लेकर दक्षिण - पश्चिम की ओर पीरू विहार 
की सीमा दीवार के साथ - साथ सीवीडी सीमा दीवार तक । 
सीवीडी सीमा दीवार से दक्षिण - पश्चिम की ओर सीवीडी 
सीमा दीवार से सीवीडी के साथ - साथ सीवीडी के दक्षिण 
पूर्वी कोने तक । 


दक्षिण 


: सीवीडी सीमा दीवार , शेखावटी लाइंस के दक्षिण - पूर्वी कोने 
से पश्चिम की ओर सीवीडी सीमा दीवार के साथ - साथ रेलवे 


[ भाग II- खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


23 


लाइन के निकट छावनी सीमा रेखा के जंक्शन तक । 


पश्चिम 


: रेलवे लाइन जंक्शन के साथ सीवीडी सीमा रेखा से उत्तर - पूर्व 

की ओर छावनी सीमा रेखा के साथ - साथ इसके स्टेशन रोड के 
साथ जंक्शन तक । 


08 


उत्तर 


पूर्व 


: दिल्ली छावनी पुलिस स्टेशन की सीमा दीवार के उत्तर 

पश्चिमी कोने से दक्षिण पूर्व की ओर कोतवाली रोड के साथ 

साथ थिमैया मार्ग ( मौड रोड ) पर शास्त्री बाज़ार चौराहे तक । 
: शास्त्री बाज़ार चौराहे से दक्षिण पश्चिम की ओर थिमैया मार्ग 

( मौड रोड ) के साथ - साथ हनुमान मंदिर के पास द्वारका रोड 
चौराहे तक । 
: हनुमान मंदिर के पास द्वारका रोड चौराहे से दक्षिण - पश्चिम 

की ओर पुराना पालम रोड के साथ - साथ इसके सदर बाज़ार 
रोड के साथ जंक्शन तक । 


दक्षिण 


पश्चिम 


: पुराना पालम रोड - सदर बाजार रोड जंक्शन से उत्तर - पूर्व की 

ओर सदर बाजार रोड के साथ - साथ सदर बाजार रोड के.वी. 
नंबर 1 - पीरू विहार रोड जंक्शन तक । सदर बाजार रोड 
पीरू विहार - के.वी . नंबर 1 रोड जंक्शन से उत्तर - पश्चिम की 
ओर इसके पीर विहार की सीमा की दीवार के साथ इसके 
जंक्शन तक । इस जंक्शन से उत्तर - पूर्व की ओर के.वी. नंबर 1 
सीमा दीवार के साथ - साथ सुलभ शौचालय के पास दश 
ग्राउंड तक । सुलभ शौचालय से उत्तर - पूर्व की ओर से पीरु 
विहार की सीमा की दीवार के साथ - साथ सदर बाजार रोड 
को सीवीडी लाइंस से जोड़ने वाली सड़क के जंक्शन तक । इस 
जंक्शन से दक्षिण - पूर्व की ओर 24 स्टाफ क्वार्टरस के पास पार्क 
के बीच में आंतरिक लेन तक । फिर दक्षिण - पश्चिम की ओर 
छावनी बोर्ड पार्क के पास 24 स्टाफ क्वार्टरस के साथ जैन 
मंदिर रोड तक । इस जंक्शन से जैन मंदिर के पूर्व की ओर 
जाने वाली सड़क के साथ - साथ इसके सदर बाजार जंक्शन 
तक । सदर बाजार रोड जंक्शन से उत्तर - पूर्व की ओर सदर 
बाजार रोड जंक्शन से चित्रा लाइंस सड़क तक । इस जंक्शन 
से उत्तर - पश्चिम की ओर कृपा स्कूल और सरदार वल्लभभाई 
पटेल सीबी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की छावनी दीवार से 
छावनी बोर्ड पंप हाउस तक । छावनी बोर्ड पंप हाउस से 
उत्तर - पूर्व की ओर चित्रा लाइंस रोड के साथ - साथ दिल्ली 
छावनी पुलिस स्टेशन , सदर बाजार की उत्तर - पश्चिम कोने 


तक । 


[ फा सं . 14 ( 8 ) / 2019 - डी ( क्यू एण्ड सी ) वॉल- I ] 


राकेश मित्तल , संयुक्त सचिव 


24 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 4 ] 


NOTIFICATION 


New Delhi , the 15th April , 2021 
S.R.O. 9 ( E ) .— In pursuance of clause ( d ) of rule 3 of Cantonment Electoral Rules , 2007 , the 
Central Government hereby notifies the final plan for division of Cantonment into wards in respect of the 
Cantonment as indicated in column ( 2 ) of the Table given below , by specifying the total number of wards 
as indicated in column ( 3 ) thereof and the number and boundaries of wards as indicated in columns ( 4 ) and 
( 5 ) respectively of the said Table , namely : 


TABLE 


Serial 


Name of 


Total 


Ward 


Boundaries of Ward 


Number 


Cantonment 


Number 


Number 
of 


Wards 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


01 


Delhi 


08 


01 


North 


: 


From Cantonment Boundary pillar No. 6 - D 
Eastwards to Cantonment Board boundary 
pillar No. 6 - C . 


East 


: 


From Cantonment Boundary pillar No. 6 - C 
Southwards along Ring Road upto 
Cantonment Boundary pillar No. 6 - B . 


South 


: 


From Cantonment Boundary pillar No. 6 - B 
Westwards along WZ area boundary line 
upto Cantonment Boundary pillar No. 6 - A . 
From Cantonment Boundary pillar No. 6 - A 
North - Westwards along Cantonment 
boundary linc connecting pillar 
Nos.6,5,4,3,24,2 upto boundary pillar No.1 . 


West 


: 


From Cantonment Boundary pillar No. CB 
I Northwards along Cantonment boundary 
line upto Cantonment Boundary pillar No. 
6D . 


02 


North 


: 


From Cantonment boundary pillar No. 1 
South - Eastwards along 

Cantonment 
boundary line bound with boundary pillar 
Nos . 2,2A , 3,4,5,6,6A , 7 upto Cantonment 
boundary pillar No.22 . From Cantonment 
boundary pillar No.22 Southwards upto 
Cantonment boundary pillar No.23A and 
then North - Eastwards along Cantonment 
boundary line upto Cantonment boundary 
pillar No.23B . 


East 


: 


From Cantonment boundary pillar no . 23B 
Southwards along Cantonment boundary 
line connecting boundary pillar 
Nos.230.23D.23E upto Cantonment 
boundary pillar No.23F . From pillar 
No.23F to South - Eastwards along 
Cantonment boundary line connecting 
boundary pillar No.41,42,43 upto 
Cantonment boundary pillar No.44 . From 


[ भाग II— खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 

: 


25 


pillar No.44 along Cantonment boundary 
line South - Westwards upto Cantonment 
boundary pillar No.50 . 


South 


From Cantonment boundary pillar no . 50 
along South edge of Ring Road upto 
junction of Gymnasium road with Ring 
Road . From Gymnasium Road junction 
South - Westwards along Gymnasium Road 
upto junction with Station Road . From 
junction of Gymnasium Road and Station 
Road North - Westwards along Station Road 
upto junction with Thimmaya Marg ( Maude 
Road ) , from Junction of Thimmaya Marg 
( Maude Road ) Northwards along 
Thimmaya Marg ( Maude Road ) upto its 
Junction with Hospital Road . Further along 
Hospital Road upto junction of Hospital 
road with Station Road at Kirby place 
crossing , then from Station Road - Hospital 
Road Junction Westwards along Station 
road upto its junction with Cantonment 
boundary line near Railway line . 


West 


From Station Road - Cantonment boundary 
linc junction North - Eastwards along 
Cantonment boundary linc 

upto 
Cantonment boundary pillar no . 1 . 


03 


North 


: 


From Sadar Bazar Road and Station Road 
Junction ( Kirby Place crossing ) towards 
North along Hospital Road upto its junction 
with Thimmaya Marg ( Maude Road ) , then 
South - Westwards along the Thimmaya 
Marg ( Maude Road ) upto its junction with 
Station Road . Then South - Eastwards along 
Station road upto 

its junction with 
Gymnasium road , from junction of Station 
Road - Gymnasium Road North - Eastwards 
along Gymnasium road upto its junction 
with Ring road . From junction of 
Gymnasium road - Ring Road , along South 
edge of Ring Road upto its junction 
connecting Cantonment boundary pillar 
No.50 . 


East 


: 


From Cantonment boundary pillar No.50 
South - Westwards along Eastward edge of 
NH - 8 upto NH - 8 & Parade Road Junction , 
from NH - 8 & Parade Road junction South 
Westwards along Parade Road upto its 
junction with Mall Road . From Mall Road 
Parade Road junction South - Eastwards 
along Village Jharera road upto Jharera road 
junction with APS colony road junction 
near Rangshala and from Jharera - APS 


26 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 41 


colony Road junction near Rangshala , 
towards NH - 8 along K.V. No.2 boundary 
wall upto its junction with NH - 8 . From 
K.V. No.2 boundary wall junction with NH 
8 ( at K.V.No.2 wall South - East corner ) 
along North edge of NH - 8 upto Sanjay 
Gandhi T point junction . From Sanjay 
Gandhi T point junction South - Westwards 
along Ulaan Baatar Marg ( Airport road ) 
leading to roundabout on Ulaan Baatar 
Marg , then Westwards upto its junction 
with Thimmaya Marg ( Maude Road ) . 


South 


: 


From Ulaan Baatar Road and Thimmaya 
Marg ( Maude Road ) Junction Northwards 
along Thimmaya Mare 
its junction with Dwarka Road 
Hanuman Mandir . 


near 


North 


: 


From NH - 8 and Parade Road Junction 


North - Eastwards along South - East edge of 
NH - 8 upto its junction with Cantonment 
boundary pillar No.50 . 


04 


East 


From Cantonment boundary pillar no . 50 
South - Westwards along Cantonment 
boundary linc connecting boundary pillars 
No.51 to 58 , then South - Eastwards upto 
pillar No.60 along Cantonment boundary 
line . From Cantonment boundary pillar 
No.60 South - Westwards along Cantonment 
boundary line connccting boundary pillars 
Nos.61 to 68,69,70,71,72 . From 
Cantonment boundary pillar No.72 South 
Westwards along boundary line upto 
Cantonment boundary pillar No.76 
connecting Cantonment boundary pillars 
Nos . 73,74 & 75 . 


South 


: 


From boundary pillar 

pillar No.76 South 
Westwards along Cantonment boundary 
line upto its junction with East edge of NH 
8 near Cantonment boundary pillar No.83 . 


West 


: 


From Cantonment boundary line near 
boundary pillar No. 83 North - Eastwards 
along East edge of NH - 8 upto its junction 
with East corner of Sanjay Gandhi T 
junction . From Sanjay Gandhi T junction 
along East edge of NH - 8 upto NH - 8 East 
corner of its junction with Rao Tula Ram 
Marg . From East edge of NH - 8 junction 
with Rao Tula Ram Marg North - Eastwards 
along NH - 8 upto its junction with Parade 
Road . From Parade Road - NH - 8 junction 
North - Eastwards along NH - 8 upto its 


[ भाग II— खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 

: 


27 


junction with Cantonment boundary line 
near Cantonment boundary pillar No.50 . 


North 


: 


From NH - 8 and Parade Road Junction 
North - Eastwards along South - East edge of 
NH - 8 upto its junction with Cantonment 
boundary pillar No.50 . 


05 


North 


: 


From Mall Road - Parade Road Junction 
Eastwards along Parade Road upto Parade 
Road junction with Eastern edge of NH - 8 . 


East 


: 


From NH - 8 and Parade Road Junction 
along Eastern edge of NH - 8 upto its 
Junction with Rao Tula Ram Marg at East 
corner and then from East corner of Rao 
Tula Ram Marg Junction with NH - 8 South 
Westwards along South edge of NH - 8 upto 
Sanjay Gandhi T Junction 

T Junction and then 
Southwards along Eastern edge of NH - 8 
upto Eastern corner of NH - 8 junction with 
Cantonment boundary line near boundary 
pillar No. 83 . 


South 


: 


From Junction of NH - 8 and Cantonment 
boundary line , near boundary Pillar No. 83 
Westwards along Cantonment boundary 
line connecting pillar No.83 to 92 and upto 
Cantonment boundary line junction with 
Junction of Road leading to Domestic 
Airport , Terminal T - 1 . 


West 


near 


From Junction of Road leading to Airport 
Terminal T - lwith Cantonment boundary 
line between pillar No.92 & 93 , North 
Eastwards along Airport Road upto 
triangular road Junction 

Village 
Mehram Nagar and then Northwards upto 
roundabout near Domestic Airport Terminal 
T - 1 . From roundabout near Domestic 
Airport Terminal North - Eastwards along 
West edge of Ullan Baatar Marg upto 
Sanjay Gandhi T junction on NH - 8 . From 
Sanjay Gandhi T junction on NH - 8 North 
Eastwards along West edge of NH - 8 upto 
road Junction of NH - 8 with Rangshala 
Road near K.V.No.2 boundary wall on NH 
8. From NH - 8 - Rangshala Road junction 
North - Westwards along Rangshala Road , 
through road leading to Jharera Community 
Hall upto junction of Jharera Road with 
Parade Road 


06 


North 


From junction of Cantonment boundary line 
and CVD boundary wall near Railway line 
and Cantonment boundary pillar No.133 
South - Eastwards along CVD boundary wall 


28 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 4 ] 


upto South - East corner of CVD boundary 
wall , then North - Eastwards along CVD 
boundary wall upto its junction with Piru 
Vihar . From CVD - Piru Vihar boundary 
wall junction South - Eastwards along 
K.V.No.1 Southern boundary wall upto 
Sadar Bazar road junction . 


East 


: 


From junction of Sadar Bazar road with 
road leading to Piru Vihar South - Westwards 
along Sadar Bazar road upto Junction with 
Old Palam Road . From Old Palam Road 
junction South - Eastwards upto junction of 
Palam Road with Thimmaya Marg ( Maude 
Road near Hanuman Mandir . From junction 
of Thimmaya Marg ( Maude Road ) near 
Hanuman Mandir Southwards along 
Thimmaya Marg ( Maude Road ) upto 
Domestic Airport Terminal T - 1 road 
junction . From Airport Terminal T - 1 road 
junction South - Westwards along Airport 
Road to T - 1 Terminal upto its junction with 
Cantonment boundary line near Cantonment 
boundary pillar No.93 , then along 
Cantonment boundary line upto pillar 
No.101 connecting boundary pillar 
No.93,94,95 to Cantonment boundary pillar 
No 101 , 


South 


: 


From Cantonment boundary pillar no . 101 
North - Westwards along Cantonment 
boundary line upto Cantonment boundary 
pillar no . 129 connecting boundary pillars 
from 101 to 129 . 


West 


: 


From Cantonment boundary pillar no . 129 
North - Eastward along Cantonment 
boundary line upto its junction with CVD 
boundary wall near Railway line connecting 
Cantonment boundary pillars No. 129 to 133 
and closing the loop . 


07 


North 


: 


From Cantonment boundary line junction 
with Station Road near Railway track 
South - Eastward along Station Road upto its 
junction with Sadar Bazar road near Kirby 
Place crossing 


East 


: 


From Station Road junction with Sadar 
Bazar Road South - Westwards along Sadar 
Bazar road upto its junction with Kotwali 
Road . From Kotwali Road junction North 
Westwards along boundary wall of Delhi 
Cantt Police Station upto North - West corner 
of Delhi Cantt Police Station boundary wall , 
then South - Westwards along boundary wall 


[ भाग II— खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 

: 


29 


of Police Station 

Station ( rear side ) up to 
Cantonment Board Pump house near Sardar 
Vallabh Bhai Patel CB Sr. Sec . School , 
Sadar Bazar . From Cantonment Board 
pump 

house South - Eastwards along 
boundary wall of Sardar Vallabh Bhai Patel 
CB Sr. Sec . School , Sadar Bazar and Kripa 
School upto Sadar Bazar road junction . 
From Sadar Bazar road junction South 
Westwards along Sadar Bazar road upto 
Sadar Bazar road junction with junction of 
road leading to Jain Mandir , Sadar Bazar . 
From junction of road leading to Jain 
Mandir with Sadar Bazar road North 
Westwards along road leading to Jain 
Mandir along right edge upto internal lane 
between Cantonment Board Park near 24 
Staff Qtrs , then Northwards upto the 
junction of internal road with Sadar Bazar 
road leading to CVD lines . Then North 
Westwards along Sadar Bazar road leading 
to CVD lincs upto boundary wall of Piru 
Vihar colony . From junction of boundary 
wall of Píru Vihar Colony South - Westwards 
along Piru Vihar boundary wall upto CVD 
boundary wall . From CVD boundary wall 
South - Westwards along CVD boundary 
wall upto South - East corner of CVD . 


South 


: 


From South - East corner of CVD boundary 
wall , Sekhawati lines Westwards along 
CVD boundary wall upto junction of 
Cantonment boundary linc ncar Railway 
track . 


West 


: 


From CVD boundary wall with railway 
track junction 

junction North - Eastwards along 
Cantonment boundary line upto its junction 
with Station Road , 


08 


North 


: 


From North - West corner of boundary wall 
of Delhi Cantt Police Station to South 
Eastwards along Kotwali Road upto Shastri 
Bazar roundabouton Thimmaya Marg 
( Maude Road ) . 


East 


: 


From Shastri Bazar roundabout South 
Westwards along Thimmaya Marg ( Maude 
Road ) upto Dwarka road crossing near 
Hanuman Mandir . 


South 


From Dwarka road crossing near Hanuman 
Mandir South - Westwards along Old Palam 
Road upto its junction with Sadar Bazar 
road . 


30 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 4 ] 


West 


: 


near 


From Sadar Bazar road junction with Old 
Palam Road , North - Eastwards along Sadar 
Bazar road upto Sadar Bazar Road junction 
with road leading to K.V. No.1 - Piru Vihar . 
From Sadar Bazar Road junction with road 
leading to Piru Vihar - K.V.No.1 North 
Westwards upto its junction with Piru Vihar 
boundary wall . From this junction , North 
Eastwards along K.V. No.1 boundary wall 
upto Dusshera Ground 

Sulabh 
Sauchalaya . From Sulabh Sauchalaya 
North - Eastwards along boundary wall of 
Piru Vihar upto junction of road connecting 
Sadar Bazar road with CVD lines . From this 
junction South - Eastwards upto internal lane 
in between park near 24 Staff Qtrs . Then 
South - Westwards along Cantt Board park 
near 24 Staff Qtrs upto road leading to Jain 
Mandir . From this junction of road Jain 
Mandir road Eastwards along road leading 
to Jain Mandir upto its junction with Sadar 
Bazar road . From Sadar Bazar road 
junction North - Eastwards along Sadar 
Bazar road upto junction of road lcading to 
Chitral Lincs . From this junction North 
Westwards along Kripa and Sardar Vallabh 
Bhai Patel CB Sr. Sec . School boundary 
wall upto Cantonment Board pump house . 
From Cantonment Board pump house 
North - Eastwards along Chitral Line road 
leading to upto North - West corner of 
boundary wall of Delhi Cantt Police Station , 
Sadar Bazar . 


[ F.No. 14 ( 8 ) / 2019 - D ( Q & C ) Vol - I ] 


RAKESH MITTAL , Jt . Secy . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . 


MANOJ KUMAR Digitally signed by MANCU 
VERMA 


KUMAR VERMA 
Date : 2021.04.15 23:16:25 


+ C53c 


